रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


सत्यमेव जगत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2858 ] 
No . 2858 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 20 , 2013 / अग्रहायण 29 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20 , 2013/AGRAHAYANA 29 , 1935 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 दिसम्बर , 2013 


का . आ . 3748 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 
का 48), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के 
अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 757 ( अ ), तारीख 18 मार्च 2013, जो भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, खण्ड 3, 
उपखण्ड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 18 के 224/ 360 कि. मी . से 350 / 450 कि . मी . ( कडापा- कुरनूल सेक्शन ) तक के भूखण्ड का 
निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना 
अधिसूचना से उपाबद् अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 
10 मई, 2013 को “वार्ता ” और “दि हिन्दु ” दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


5341 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 ( ii) ] 


और सक्षम प्राधिकारी को कसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


और सक्षम प्रधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिर्पोट दे दी है ; 


अत: अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त 
अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा 
करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


आन्ध्र प्रदेश राज्य के कडापा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 224.360 कि . मी 350/ 450 कि . मी . (कड़ापा-कर्नुल 
सेक्शन ) तक के प्रस्तावित मार्गधिकार में अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण 


गाँव का नाम 


क्रम | जिले का 
संख्या | नाम 


। नाम 


मण्डल 
का नाम 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


| 


भूमि की 
प्रकृति 


क्षेत्रफल | हितबद्व व्याक्ति का नाम 

( वर्ग 
मीटर में ) 


1 | 


2 


3 


4 


__ 8 


कर्नुल 


1 . अल्लागड्डा | ( 1) नाल्लागटला 


___ 253 /1 


0 . 4 


निजी | सिचाई योग्य । 

হাফ 


| टी सी पुल्लाईया 


टी पी पुल्लाईया 


बी लक्ष्मी देवी 


एम लक्ष्मीया 


एम मरीयाम्मा 


डी हुसैनाम्मा 


613/ 1बी 


निजी 


सिचाई योग्य । 


0 . 35 | डी कृष्णाईया 


शुष्क 


डी रामुडु 


699 / 1बी 


सरकारी 


शुष्क 


0. 1 


0 . 1 


लोक निर्माण विभाग 
नहर 


699/ 2ए 


निजी । सिचाई योग्य । 


0. 43 | जी विनोद कुमार 


शुष्क 


वी राधवेन्द्रा कुमार 


जी नादीपी वीरभदरुडु 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जी पी वीरभदरुडु 


के नागाईया 


व्वी पी सुब्बारायुडु 


पी लक्ष्मी पुल्लाम्मा 


ए रामा लक्ष्माम्मा 


जी बाला वीरभदरुडु 


व्के विभुदाईया 


709/ 1 


निजी | सिचाई योग्य | 0. 75 | ई सुब्बारायुडु 

शुष्क 


ई सुब्बारामा कृष्णाईया 


738 / 1बी1बी | निजी | सिचाई योग्य | 0 .18 


ए दशथागीराम्मा 


शुष्क 


738/ 2बी1बी | निजी | सिचाई योग्य | 0. 06 | प्पी शिवम्मा 

शुष्क 


लक्ष्मी सुजाता 


711 


निजी | सिचाई योग्य | 0. 15 


सी पी पामाणा 


शुष्क 


सी सी पामाणा 


जे पेडडा वीरभदरुडु 


जे नागेन्दरुडु 


जे रामाईया 


जे सी वीरभदरुडु 


जे पेडडा बालुडु 


जे पेडडा प्रसाद 


जे पराथापुडु 


सी पुल्लाईया 


(2)चिंताकोम्मुडिन्ने 


। 


206/ 2 


निजी । 


शुष्क 


0.2 


सनाला चेल्लाम्मा पत्नी 
स्व बाला थिम्मा रेडडी 


206 / 4 


निजी । 


शुष्क 


0. 15 | सनाला चेल्लाम्मा पत्नी 

स्व बाला थिम्मा रेडडी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


2. hic 


बन्दीतन्द्रापाडू 


197 / 1 


fuit 


স্থা 


1 . 72 


प्पी प्रदाप रेडडी पुत्र पी 
रायापु रेडडी और एक 
3R4 ( 0 . 95 ufagia ) 


शाह आलम रासुल खान 
पुत्र विजारथ रासुल 
en (0. 77 ufata ) 


YT. TH. HRRIYT /11013 /01/2011- 565 / 24 / 4731154 - G 


] 


माया प्रकाश, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi the 20th December, 2013 


S . O . 3748 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S .0 .757 (E ) dated the 18th March , 2013 published in Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub -Section ( ii ) and issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 
1956 ) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the land specified 
in the schedule annexed to the said notification for building (widening /four-laning, etc .), maintenance , management and 
operation of National Highway No. 18 on the stretch of land from Km .224 /360 to Km . 350 /450 of NH - 18 
(Kadapa - Kurnool section ) in Kurnool District in the State of Andhra Pradesh ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Vaartha ” , and “ The Hindu ” both dated 
the 10th May, 2013, under sub -section (3 ) of section 3- A of the said Act; 


And whereas no objection hasbeen received from any person by the competent authority ; 


And whereas , in pursuance of sub -section (1 ) of section 3 -D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of section 3 - D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section ( 2) of section 3 - D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the proposed right of way (ROW ) of 
National Highway No .18 on the stretch of land from Km .224 /360 to Km .350 /450 of NH -18 and Kurnoolbypass starting 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


@ Km . 350 .450 on NH -18 and Joining NH -7 @ Km . 216 .650 (Kadapa – Kurnool Section ) in Kurnool District in the 

State of Andhra Pradesh . 


Serial 
number 


Name of 

the 
district 


Name of 
the taluk / 
mandal 


Name of the village 


Survey 
number 


Type of 
land 


Nature of 

land 


Area | Name of the Land 

(in Owner/ Interested 
acres ) person 


7 


/ 


8 


L 


4 
(1 ) Nallagatla 


5 
253/ 1 


Kurnool 


T . C . Pullaiah 


Allagadda 


Dry 


T. P . Pullaiah 


B . Lakshmi Devi 


M . Lakshamaiah 


M .Mariyamma 


D . Husenamma 


613/ 1B 


Private 


0 . 35 


D .Krishnaiah 


Irrigable 

Dry 


D . Ramudu 


699 /1B 


| Govt. 


Dry 


0 . 10 


P .W . D . Canal 


699 /2A 


Private 


Irrigable 


0.43 


G . Vinod Kumar 


Dry 


V . Raghavendra 
Kumar 
G . Nadipi 
Veerabhadrudu 
G .P . Veerabhadrudu 


K . Nagaiah 


V .P . Subbarayudu 


P . Lakshmi 
Pullamma 
A . Rama 
Lakshamma 
G . Bala 
Veerabhadrudu 
K . Vibhudhaiah 


709 / 1 


Private 


015 


E . Subbarayudu 


Irrigable 

Dry 


E . Subbarama 
Krishnaiah 
| A . Dasthagiramma 


738 / 1B1B | Private 


Irrigable | 0 . 18 


Dry 


738 / 2B1B 


Private 


0 . 06 


P . Sivamma 


Irrigable 

Dry 


Lakshmi Sujatha 


711 


| Private 


0 . 15 


C . P . Pamanna 


Irrigable 

Dry 


C .C . Pamanna 


J. Pedda 
Veerabhadrudu 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


J. Nagendrudu 


J. Ramaiah 


J.C . Veerabhadrudu 


J. Pedda Baludu 


J. Pedda Prasad 


J. Prathapudu 


C . Pullaiah 


| 


206 /2 


Private 


Dry 


0 . 20 


(2 ) 
Chintakommudinne 


206 / 4 


Private 


Dry 


0 . 15 


2 . Kurnool | Banditandrapadu 


197 / 1 


Private 


Dry 


1 . 72 


Sanala Chennamma 
W /o Late Bala 
Thimma Reddy 
Sanala Chennamma 
W /o Late Bala 
Thimma Reddy 
P . Prathap Reddy 
S /o . P . Rayapu 
Reddy and one 
another (0 .95 cents ) 
Shah Alam Rasool 
Khan S / Vizarath 
Rasool Khan (0 .77 
cents ) 


[ F. No. NHAI/ BOT/ 11013 / 01/ 2011- LA/ Notif./ PIU- Nandyal] 


MAYA PRAKASH , Dy. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


